निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 कार्तिक 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1036 ) पटना , बुधवार , 8 नवम्बर 2017 

पंचायती राज विभाग 


गृह 


1 


___ 2 


01 


मधुबनी 


अधिसूचना 

31 अक्तूबर 2017 
सं0 - 1प / स1 - 401 / 2009 / 9057 - पं०रा० — बिहार पंचायत सेवा के निम्नांकित प्रखंड पंचायत राज 
पदाधिकारियों को व्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित ) के पद 
पर अपुनरीक्षित वेतनमान – पी०बी० - 2 (वेतन बैंड ₹9300 - 34800 / - ) ग्रेड वेतन ₹4600 / - ( सप्तम वेतन पुनरीक्षण के 
फलस्वरूप लेवल - 07 ) में औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान की जाती हैं । 

2. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ - 6 पर अंकित कार्यालय में व्याख्याता के 
रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: 
क्र० । वरीयता नाम / पदनाम 

वर्तमान पदस्थापन - नव पदस्थापित कार्यालय 
सं० । क्रमांक 

जिला 

कार्यालय 
3 
श्री चिरंजीव लाल , 

। प्रखंड नौतन , पश्चिम मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 

चम्पारण 

संस्थान , दरभंगा 
श्री सच्चिदानन्द प्रसाद , 

पटना प्रखंड लदनिया, मधुबनी | जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 

संस्थान, सारण ( छपरा ) 
श्री मंडन मिश्र, प्रखंड पंचायत दरभंगा राज्य खाद्य निगम , । प्रतिनियुक्ति से लौटने पर 
राज पदाधिकारी 

रोहतास में प्रतिनियुक्ति पदस्थापन किया जायेगा । 

पर 
10 श्री निर्मल कुमार शर्मा 

औरंगाबाद जिला पंचायत राज | जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
प्रभारी व्याख्याता 

प्रशिक्षण संस्थान, गया 

संस्थान, गया 
श्री संजय कुमार घोष, 

कटिहार मुखिया सरपंच प्रशिक्षण मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 
प्रभारी व्याख्याता 

संस्थान, पूर्णियाँ 

संस्थान, सहरसा 
श्री सुबोध कुमार गुप्ता, 

औरंगाबाद जिला पंचायत राज | जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
प्रभारी व्याख्याता, 

प्रशिक्षण संस्थान , गया 

संस्थान, गया 
श्री अवधेश कुमार, प्रखंड 

बक्सर प्रखंड मनेर, पटना । | जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
पंचायत राज पदाधिकारी 

संस्थान, सारण ( छपरा) 


12 


___ 13 


क्र० । 


3 


20 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 नवम्बर 2017 
वरीयता नाम / पदनाम 

गृह वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापित कार्यालय 
सं० । क्रमांक 

जिला । कार्यालय 
2 

5 
14 श्री अरूण कुमार सिंह , 

गोपालगंज मुखिया सरपंच, प्रशिक्षण जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
प्रभारी व्याख्याता 

संस्थान, पटना 

संस्थान, गया 
श्री अशोक कुमार, चौधरी, प्रखंड । समस्तीपुर पदस्थापन की प्रतीक्षा मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 
पंचायत राज पदाधिकारी 

में मुख्यालय 

संस्थान, दरभंगा 
श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रखंड हजारीबाग प्रखंड इमामगंज, ( गया) | जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
पंचायत राज पदाधिकारी 

संस्थान, गया 
11 | 

श्री प्रमोद कुमार, प्रखंड पंचायत पटना गया सदर, गया जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
राज पदाधिकारी 

__ संस्थान , मुंगेर 
श्री उदय प्रताप सिंह , 

रोहतास प्रखंड लालगंज, वैशाली । मुखिया सरपंच प्रशिक्षण 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 

संस्थान , मुजफ्फरपुर 
श्री आदित्य प्रकाश , प्रखंड 

बक्सर राज्य खाद्य निगम, प्रतिनियुक्ति से लौटने पर 
पंचायत राज पदाधिकारी, 

कैमूर, भभुआ में पदस्थापन किया जायेगा । 

प्रतिनियुक्ति पर 
14 | मो0 अनवारूल ईस्लाम 

कटिहार प्रखंड बहादुरगंज , जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 

पूर्णियाँ 

संस्थान, पूर्णिया 


25 


27 


भोजपुर 


28 


भोजपुर 


| श्री अजय शंकर मिश्र, प्रखंड 

पदस्थापन की प्रतीक्षा । मुखिय सरपंच प्रशिक्षण 
पंचायत राज पदाधिकारी 

में मुख्यालय । 

संस्थान, पटना 
श्री ब्रज किशोर सिंह , प्रखंड 

सारण । प्रखंड महनार, वैशाली जिला पंचायत राज प्रशिक्षण 
पंचायत राज पदाधिकारी 

संस्थान , भागलपुर 
17 | 29 श्री नित्या नन्द पाण्डेय 

प्रखंड सारण, छपरा जिला पंचायत राज 
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 

सदर, सारण प्रशिक्षण संस्थान, सारण 

( छपरा ) 
3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ व्याख्याता के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । बाह्य सेवा में 
प्रतिनियुक्त नव प्रोन्नत व्याख्याता के वेतनादि का भुगतान इनके प्रतिनियुक्त विभाग / कार्यालय से किया जायेगा । 
प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर उनका व्याख्याता के पद पर पदस्थान किया जयेगा । 

4. क्रमांक - 9 एवं 15 पर अंकित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति से वापस 
लौटने के पश्चात् क्रमशः दिनांक - 21.07. 2017 (पूर्वाह्न) एवं 31.07.2017 (पूर्वाहन ) को विभाग में योगदान समर्पित किया 
गया है । उक्त पदाधिकारियों की योगदान की तिथि से पदस्थापन की प्रतीक्षारत अवधि के वेतनादि का भुगतान इनके 
पदस्थापन कार्यालय से किया जायेगा । 

5. क्रमांक - 8 पर वर्णित पदाधिकारी , श्री अरूण कुमार सिंह विभागीय मुख्यालय में पूर्ववत्त प्रतिनियुक्त रहेंगे । 

6. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० ( सी० ) 
सं० - 29970 / 2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुरेश प्रसाद साह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1036 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


